निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 माघ 1933 ( TO ) 
पटना, सोमवार , 30 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 35 ) 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

15 अक्तूबर 2011 
सं 0 एफ एस सी /02/ 2011-02 ( FSC ) - खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा -38 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अधिसूचना सं 0 1647 ( 15 ) , दिनांक 01 अक्तूबर 2011 
के द्वारा उनके नाम के सामने आवंटित क्षेत्र के लिए विनियमण 2011 का अध्याय ( 1 ) का 1.2.1( 5 ) के तहत् पंजीकरण 
प्राधिकारी ( Registering Authority) के रूप में अधिसूचित किया जाता है । 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से 


संजय कुमार , 


खाद्य सुरक्षा आयुक्त - सह - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 35-571 + 200 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


